निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 615) 


6 आषाढ़ 1940 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 27 जून 2018 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


अधिसूचना 
7 मई 2018 


सं० वि .प.वि .-41/ 2018 - 778 (3) वि. प. - दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम- 2016 के तहत् दिव्यांग 


जनों के सशक्तिकरण , नैसर्गिक स्वाभिमान की रक्षा, समाज में पूर्ण एवं प्रभावशाली भागीदारी सहित मानवीय 


विविधता एवं मानवता के सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से माननीय उप सभापति महोदय द्वारा सभी दिव्यांग जनों के 
हित में बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम - 65 के तहत् " दिव्यांग जन 


कल्याण समिति गठित करने की कृपा की गई है। समिति का विचारणीय विषय विन्दु निम्नवत होंगे । 

(1 ) दिव्यांग जन कल्याण समिति पूरे राज्य क्षेत्र में प्रभावी होगा । 
(2) दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु राज्य में चलाये जा रहे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/ राज्य सरकार 

की योजनाओं की समीक्षा करना। 
( 3) सरकारी सेवाओं की नियुक्ति में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित 

करने एवं अद्यतन स्थिति प्राप्त करना एवं उसपर समिति द्वारा समीक्षा करना । 


( 4) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 27 जून 2018 
आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण तथा संबंधित स्थल पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक 
के आयोजन हेतु यात्रा कार्यक्रम तैयार कर माननीय सभापति के आदेशोपरांत यात्राएं करना, 
तदनुसार सदन को प्रतिवेदित करना । 
वैसे कार्य, जो समय - समय पर माननीय सभापति या सदन द्वारा सौंपे जायें । 


( 6) 


माननीय सभापति महोदय के आदेशोपरांत वैसे कार्य, जो समिति कार्य करने के क्रम में 


आवश्यक समझे । 


आदेश से , 


सुनील कुमार पंवार, 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 615-571 + 10 -डी0टी0पी0। 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


